निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 124 ) 


22 माघ 1931 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 11 फरवरी 2010 


बिहार विधान परिषद्, सचिवालय 


अधिसूचना 

23 दिसम्बर 2008 
सं . वि .प. अ.प्र.- 166 / 07 - 3937(1)/ वि .प. — बिहार विधान परिषद् सचिवालय की अधिसूचना संख्या- 2851(1) वि . प., दिनांक 
21 अगस्त 2007, 4134(1) वि.प., दिनांक 31 दिसम्बर 2007, 1059 (1 ) वि .प., दिनांक 10 अप्रील 2008 , 1965(1) वि .प., दिनांक 20 
जून 2008 एवं 3056 (1) वि .प., दिनांक 16 सितम्बर 2008 के क्रम में बिहार राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लि0 द्वारा की जा रही 
राजस्व की क्षति की जांच हेतु गठित जांच समिति का कार्यकाल दिनांक 31 मार्च 2009 तक विस्तारित किया जाता है । 

माननीय सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

रामयतन सिंह . 
उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 124- 571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


